। 


. 


. 


TES 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1936 ( श० ) 


संख्या 457 


राँची , सोमवार 


15 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
2 सितम्बर, 2014 


संख्या -4/ न0वि0 /निकाय/119/ 2014-3909-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 
3 (1 ) (2 ), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गढ़वा 
जिलान्तर्गत नगर उटारी तथा उसके सटे अन्य राजस्व ग्रामों की कुल जसंख्या- 32758 होने के 
फलस्वरूप परिवर्तनीय शहरी क्षेत्र ( नगर पंचायत ) के रूप में घोषित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत 
करना चाहते है । 


इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस 
अधिसूचना के " झारखण्ड गजट में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर नगर उटारी के गठन के 
प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, गढ़वा के कार्यालय में समर्पित कर सकते है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 15 सितम्बर, 2014 


उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, गढ़वा के कार्यलय में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों को झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, गढ़वा द्वारा विचार 
करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । 


प्रारूप आदेश 


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा- 3 (1 ) ( 2), 4 , 5 , 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गढ़वा 
जिलान्तर्गत नगर उटारी तथा उससे सटे 14 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची संलग्न ) को 
मिलाकर परिवर्तनी शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत ) के रूप में घोषित करते है । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


गढ़वा जिलान्तर्गत प्रस्तावित नगर पंचायत नगर उटारी में सम्मिलित होने वाले 15 राजस्व ग्रामों की 

सूची निम्नवत है: 


क्र0 


ग्राम का नाम 


थाना संख्या 


क्षेत्रफल ( एकड़ में ) 


जनसंख्या वर्ष 
2011 के अनुसार 


पुरैनी 


1421 


148. 34 


रक्सा 


769 


33. 04 


नगर उंटारी 


6273 


258. 20 


बहियारी 


354 


50. 39 


हेन्हों 


747 


115. 19 


धमनी 


809 


271. 75 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 15 सितम्बर , 2014 


अहिरपुरवा 


1864 


270 .02 


नयाखांड 


1028 


465 . 21 


पुरनानगर 


1516 


464. 41 


10 


चेचरिया 


5887 


436. 67 


11 


विशुनपुर 


2310 


462 .99 


जंगीपुर 


4038 


985. 95 


अधौरा 


1792 


832 . 22 


14 


जतपुरा 


881 


278.64 


15 पाल्हेकला 


3069 


481. 25 


32758 


5554. 27 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 457 - 50 | 


